Homedy 


xex 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ , 1938 ( श० ) 


संख्या - 499 


राँची , शुक्रवार , 


14 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
13 जुलाई, 2017 


एस० ओ० संख्या -1/ नीति - 05- 2015-1241-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 ( झारखण्ड 
अधिनियम II , 1915 ) की धारा 89 की उपधारा ( 1) एवं उप - धारा ( 3 ) तथा धारा - 22 के अधीन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार इस संबंध में निर्गत पूर्व के नियमों/ अनुदेशों/ उपबंधों 
को जहाँ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, अधिक्रांत करते हुए झारखण्ड उत्पाद ( झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का 
संचालन ) नियमावली, 2017, नियमावली बनाती है, जो निम्नलिखित है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 14 जुलाई , 2017 
झारखण्ड उत्पाद ( झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न 
प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन ) नियमावली , 2017 
1- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ - (क ) यह नियमावली झारखण्ड उत्पाद ( झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का 
संचालन ) नियमावली, 2017 कही जायेगी । 


( ख ) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 


( ग ) यह दिनांक 1ली अगस्त, 2017 से प्रवृत होगी । 


2- नियमावली का लागू होना - यह नियमावली देशी शराब दुकान ( मसालेदार देशी शराब की बिक्री 
सहित) विदेशी शराब/बीयर तथा शराब की कम्पोजिट दुकानों में शराब की खुदरा बिक्री की “ अनन्य 
विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति “ झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान करने देने के लिए 
लागू होगी । 


3- 


परिभाषाएँ - इस नियमावली में 


( क) “ अधिनियम ” से अभिप्रेत है झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 


( ख) " अनुज्ञप्तिशुल्क ” से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित अनुज्ञाशुल्क , 


( ग) “ बोर्ड ” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर | 


( घ ) “ राजस्व पर्षद् ” से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद् , झारखण्ड | 


( ड) “ विहित प्रपत्र ” से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद् की सहमति से विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र | 


( च) “निगम " से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड | 


( छ) “विभाग” से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड । 


( ज) “ आयुक्त उत्पाद” से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड | 


( झ) “प्रबन्ध निदेशक ” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध 
निदेशक । 


( ञ ) “ दुकान प्रबन्धक ( शॉप मैनेजर)" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 
द्वारा प्रतिनियुक्त दुकान प्रबन्धक । 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 । 
(ट ) “ दुकान प्रभारी/ दुकान सहायक "" से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की बिक्री हेतु 
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी। 


( ठ) “ कम्पोजिट शराब दुकान " से अभिप्रेत है, वैसी दुकान जहाँ एक ही अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत देशी 
शराब/ मसालेदार देशी शराब/ विदेशी शराब तथा बीयर की बिक्री हो । 


( ड) “ देशी शराब की दुकान " से अभिप्रेत है, देशी शराब / मसालेदार देशी शराब बिक्री की दुकान | 


( ढ) “विदेशी शराब की दुकान” से अभिप्रेत है, विदेशी शराब बिक्री की दुकान | 


( ण ) “ ऑफ " दुकान से अभिप्रेत है जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्त परिसर में अनुमत न हो । 


( त ) “ ऑन ” दुकान से अभिप्रेत है जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्त परिसर में अनुमत हो । 


( थ) “ उत्पाद वर्ष से अभिप्रेत है 1ली अप्रील से आरम्भ होकर आगामी कलैन्डर वर्ष के 31 मार्च 
तक चलनेवाला वित्तीय वर्ष अथवा सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष । 


( द) “ अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ” से अभिप्रेत है जिला का उपायुक्त / समाहर्ता । 


( ध) “विदेशी शराब” से अभिप्रेत है, विभागीय अधिसूचना संख्या-470 एफ० दिनांक 15 जनवरी , 1919 
में यथा परिभाषित । 


( न) “ अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य " से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को उपलब्ध 
करायी जानेवाली मदिरा का विक्रय मूल्य । 


( प) " ओभरहेड खर्च” से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष के बीच में राज्य सरकार द्वारा लिये गये 
निर्णय के अनुरूप उत्पाद कर/ शुल्क अथवा अन्य कोई खर्च जिसके अधिभार को अधिकतम 
खुदरा बिक्री मूल्य के आकलन में समावेशित किया जाना आवश्यक हो । इसे कम्पनी द्वारा 
समर्पित एक्स डिस्टीलरी / एक्स ब्रिवरी/ एक्स वाईनरी कीमत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 


नोटः- इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है का 
तात्पर्य वहीं होगा जो झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य 
नियमावली में है । 


4 


झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाये जानेवाले खुदरा उत्पाद दुकान का 
प्रकार - सामान्यतः झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निम्न प्रकार की 
मदिरा के दुकानों का संचालन किया जाएगा : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 14 जुलाई , 2017 
(I) देशी मदिरा की ऑफ दुकान - इन दुकानों में देशी शराब के अतिरिक्त 
मसालेदार देशी शराब की भी बिक्री की जाएगी । 


(II ) भारत निर्मित विदेशी शराब की ऑफ दुकान - इन दुकानों में व्हिस्की , ब्राण्डी , 
रम , जीन , वाईन , आयातित विदेशी मदिरा, बीयर , ब्रीजर , झारखण्ड मिडियम लिकर इत्यादि के 
अतिरिक्त अन्य कोई शराब जिसे अधिसूचना संख्या -470 एफ० दिनांक 15 जनवरी, 1919 के 
तहत विदेशी शराब घोषित किया गया हो की बिक्री की जाएगी । 


(Ill ) कम्पोजिट दुकान- कम्पोजिट दुकान ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 
शहरी क्षेत्रों में भी खोली जा सकेगी । इन दुकानों में देशी शराब , मसालेदार देशी शराब, विदेशी 
शराब, आयातित विदेशी शराब की बिक्री की जाएगी | 


आयातित विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड को अलग से 50, 000 /- रू० वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क नहीं देना होगा जैसा कि 
भारत में आयातित विदेशी मदिरा ( मूल में बोतलबंद ) के झारखण्ड राज्य में आयात वितरकता , 
थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली- 2012 में प्रावधानित है । 


( IV ) देशी शराब दुकान/विदेशी शराब दुकान/ शराब की कम्पोजिट दुकान में मदिरा की 
ऑन बिक्री की अनुमति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर 
उपायुक्त दे सकेंगे | ऑन दुकानों के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 में वर्णित शर्तों 
का अनुपालन आवश्यक होगा | 


5 


झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्वीकृत किये जानेवाले विभिन्न प्रकार की 
मदिरा की दुकानों की संख्या का निर्धारण : 


(1) झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियम में वर्णित 
शर्तों के अनुसार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा की दुकानों 
की संख्या तथा उनकी अवस्थिति का निर्धारण प्रत्येक जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ 
अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला के उपायुक्त से सहमति प्राप्त कर की जाएगी । जिला के 
उपायुक्त द्वारा निर्धारित संख्या में आवश्यकतानुसार आयुक्त उत्पाद के द्वारा परिवर्तन 
किया जा सकेगा । 


( 2) जिला के उपायुक्त यदि आवश्यक समझें तो उत्पाद अनुज्ञप्ति अवधि के मध्य में भी वे 
खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या को कम या जयादा करने का प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद को भेज 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 14 जुलाई, 2017 
सकते हैं | जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा विचारोपरान्त 
निर्णय लिया जाएगा । जिला के उपायुक्त को विभाग की सहमति एवं असहमति संसूचित की 
जाएगी । इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा | 


बन्दोबस्ती प्रस्ताव का प्रेषण :- जिला के उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या 
के निर्धारण के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती का 
प्रस्ताव झारखण्ड उत्पाद अधिनियम में वर्णित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुये आयुक्त 
उत्पाद के पास भेजा जाएगा । आयुक्त उत्पाद के द्वारा बन्दोबस्ती प्रस्ताव पर सहमति देने 
के पश्चात् जिला के उपायुक्त के द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को 
दुकानवार अनुज्ञप्ति देने के लिए अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी । 
खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदन :- बन्दोबस्ती प्रस्ताव के 
अनुसार आयुक्त उत्पाद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सभी प्रकार की मदिरा की खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन 
पत्र विहित प्रपत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में समर्पित किया जाएगा । 


7- 


8 


खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना : 
( 1) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 
उपरान्त जिला के उपायुक्त सभी प्रकार की मदिरा की खुदरा दुकानों के लिए विहित प्रपत्र में 
एक उत्पाद वर्ष अथवा उत्पाद वर्ष के मध्य में बन्दोबस्ती होने पर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 
मार्च तक के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे । 


(2 ) अनुज्ञप्ति अवधि में खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति किसी कारण से गुम हो जाने 
अथवा नष्ट हो जाने पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा डुप्लीकेट 
अनुज्ञप्ति के लिए जिला उत्पाद कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा । आवेदन पत्र के साथ 
स्थानीय थाना में दर्ज प्राथमिकी की प्रति भी लगानी होगी । उपायुक्त के द्वारा जाँचोपरान्त 
डूप्लीकेट अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद 
को दिया जाएगा । 


9 


___ खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति की कालावधि :- यह कालावधि एक उत्पाद वर्ष या उसके 

भाग के लिए होगी । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 14 जुलाई, 2017 
अनुज्ञप्ति के नवीकरण की प्रक्रिया :- प्रत्येक आगामी उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुरूप झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनुज्ञप्ति 
नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित किया जाएगा | आवेदन निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाशुल्क के साथ 
जमा किया जाएगा । अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 
की अंतिम तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा । 


11 


खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति :- खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति से संबंधित 
झारखण्ड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियम के अतिरिक्त समय- समय पर माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा निर्गत न्याय निर्णय को दृष्टिपथ रखते हुये जिला के उपायुक्त के द्वारा 
दुकानों का स्थल निर्धारित किया जाएगा । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों से संबंधित स्थल का आवेदन समर्पित करने के उपरान्त एक 
सप्ताह के अन्दर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद खुदरा उत्पाद दुकानों के 
स्थल का अनुमोदन करेंगे । आपत्ति रहित स्थल प्राप्त करने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी । 


12- खुदरा उत्पाद दुकानों का स्थानान्तरण :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 

माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को 
दृष्टिपथ रखते हुये खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल स्थानान्तरण की अनुमति जिला के उपायुक्त 
के द्वारा इस शर्त पर दी जा सकेगी कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थानान्तरण के लिए 
प्रस्तावित स्थल झारखण्ड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियमों तथा एतद् संबंधी माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुकूल हो । 


13 


खुदरा उत्पाद दुकानों के कार्य करने की अवधि :- राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित बन्दी की 
तिथि को छोड़कर अन्य सभी दिवसों पर खुदरा उत्पाद दुकानें शहरी क्षेत्रों में दिन के 1.00 बजे 
से 4.00 बजे शाम तक तथा शाम के 5. 00 बजे से रात्रि के 10.00 बजे तक खुली रहेंगी तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें दिन के 12. 00 बजे से रात्रि के 8. 00 बजे तक खुली रहेंगी । परन्तु 
होटल, रेस्तराँ एवं बार के खुलने की अवधि वर्तमान में अधिसूचित समयावधि दिन के 10.00 
बजे से रात्रि के 11.00 बजे ही रहेगी । 


14- खुदरा उत्पाद दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना : 


वैसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष से कम प्रतीत होती है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की 
जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा का क्रय करनेवाला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 14 जुलाई, 2017 
व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरा का पान किया हुआ है तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की 
जाएगी । 


15 


खुदरा उत्पाद दुकानों को बन्द करना :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
माध्यम से चलाये जानेवाली खुदरा उत्पाद दुकानें राजस्व पर्षद् द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवसों 
को बन्द रहेगी । इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त विधि व्यवस्था के संधारण अथवा 
निर्वाचन कार्य इत्यादि के लिए यदि आवश्यक समझें तो आत्मभरित आदेश पारित कर खुदरा 
उत्पाद दुकानों की बन्दी करा सकेगें । 


16- मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया :- किसी भी 

प्रकार की मदिरा के लिये यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं 
है तो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त 
उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिये आवेदन किया जाएगा । इस 
प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिये सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद आदेश 
करेगें । सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं झारखण्ड 
राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा मदिरा के ब्राण्डधारक कम्पनी के 
प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण करेगें । एतद् संबंधी नोटिस दिये जाने के बावजूद 
यदि मदिरा के ब्राण्डधारक कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति 
में भी मदिरा का विनष्टीकरण किया जाएगा । विनष्टीकरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने स्कन्ध पंजी से ऐसे स्कन्ध को घटा देंगे । 


17 


मदिरा का थोक बिक्री मूल्य एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया :- इस 
कार्य हेतु सर्वप्रथम मदिरा के विनिर्माता कम्पनी के द्वारा अपने लाभांशों सहित मदिरा का 
ई०डी०पी०/ ई०बी०पी० अथवा आपूर्ति मूल्य आयुक्त उत्पाद को समर्पित किया जाएगा। आयुक्त 
उत्पाद मदिरा के ऊपर अधिरोपित किया जानेवाले सभी प्रकार के शुल्क/ कर/ सेस 

सरचार्ज/ ओभरहेड खर्च तथा वैट ( वाणिज्य कर ) इत्यादि तथा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के लाभांश एवं अन्य अनुमान्य खर्च को जोड़ते हुये अधिकतम खुदरा 
बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु एक फार्मूला का निर्धारण इस नीति के 
तहत करेगें । इस फार्मूला पर झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा- 90 के तहत सदस्य 
राजस्व पर्षद् से अनुमति प्राप्त कर अनुमोदित फार्मूला के अनुसार थोक बिक्री मूल्य एवं 
अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का निर्धारण आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 14 जुलाई , 2017 
भविष्य में थोक बिक्री मूल्य एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से संबंधित फार्मूला में 
किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुनः सदस्य , राजस्व पर्षद् का अनुमोदन प्राप्त किया 
जाएगा । 


18- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के स्कन्ध का 

संधारणः- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड खुदरा उत्पाद दुकानों में स्थानीय 
ग्राहकों के माँग के अनुरूप मदिरा के विभिन्न प्रकार के ब्राण्डों का संधारण करेगा ताकि सभी 
वर्ग के ग्राहकों की मांग पूरी की जा सके एवं राजस्व की क्षति न हो । 


19 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्कन्ध का प्रबन्धन :- खुदरा उत्पाद दुकानों 

में हो रहे बिक्री के अनुसार विभिन्न प्रकार की मदिरा के ब्राण्डों का भण्डारण एवं स्कन्ध का 
प्रबन्धन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा | 


20 


झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों में स्कन्ध पंजी का संधारण : 
विभाग द्वारा सदस्य , राजस्व पर्षद् के अनुमोदन प्राप्त कर विहित प्रपत्र का निर्धारण किया 
जाएगा । उक्त विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा खुदरा 
उत्पाद दुकान में मौजूद स्कन्ध का संधारण किया जाएगा । बाद के वषों में स्कन्ध संधारण 
की प्रक्रिया Electronically ऑनलाईन विधि से की जायेगी । 


21- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों मौजूद एवं बिक्री की गई स्कन्ध का 

अंकेक्षण :- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक दुकान का प्रत्येक माह के स्कन्ध का अंकेक्षण , 
अंकेक्षक के द्वारा किया जाना आवश्यक है । इन अंकेक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बोर्ड की सहमति के उपरान्त की जाएगी । 


22 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण : 

उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार 
के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का 
निरीक्षण कर सकेंगे | 


23- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति 

हेतु पारक निर्गत करने की प्रक्रिया :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा 
उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति हेतु दुकान पर्यवेक्षक ( Shop Supevisor ) के द्वारा जिला 
उत्पाद कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जाएगा । आवेदन के आधार पर अधीक्षक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 14 जुलाई, 2017 
उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद के द्वारा पारक निर्गत किया जाएगा । निर्गत पारक के आधार 
पर मदिरा का परिवहन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के थोक बिक्री केन्द्र से 
खुदरा उत्पाद दुकानों में की जाएगी । 


24 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा 

अनुज्ञप्तिशुल्क एवं कर के भुगतान की प्रक्रिया :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड के सभी प्रकार के खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए प्रति दुकान अनुज्ञप्ति शुल्क 
50 , 000/- रू० वार्षिक होगी । इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 
के गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों में परिवहन की जानेवाली मदिरा के लिए “उत्पाद परिवहन 
कर ” ( EExcise Transportation Duty) निम्न प्रकार होगा : 


1) भारत निर्मित विदेशी शराब 


रू . 300 /- प्रति एल०पी०लीटर 


(व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन , वाईन इत्यादि ) 


2 ) बीयर एवं वाईन 


रू० 15 /- प्रति बल्क लीटर 


3) देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब 


- 


रू० 75/- प्रति एल०पी०लीटर 


4) आयातित विदेशी मदिरा 


रू. 20/- प्रति बल्क लीटर 


उत्पाद परिवहन की राशि दुकानवार बिक्री से की गई मात्रा के अनुसार साप्ताहिक रूप 
से जमा की जाएगी तथा गत माह बिक्री की गई मदिरा के ऊपर अधिरोपित किया जानेवाला 
पूर्ण उत्पाद परिवहन कर अगले माह के 5 तारीख तक जमा कर दिया जाएगा । इस व्यवस्था 
के लागू होने के उपरान्त वर्तमान में थोक बिक्री गोदाम से भारत निर्मित विदेशी शराब/ बीयर । 
आयातित विदेशी मदिरा के खुदरा उत्पाद दुकानों तक परिवहन के लिए वर्तमान में लगने 
वाला संचलन शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा | 


वितरकता अनुज्ञाधारी द्वारा जमा किये जानेवाले उत्पाद कर की दर पर 10 प्रतिशत 
की दर से सरचार्ज अधिरोपित किया जायेगा जिसे अनुज्ञाधारी अपने वितरकता अनुज्ञप्ति 
परिसर में संचयन के पूर्व जमा करेगा | 


25 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभांश :- इस व्यवस्था के तहत झारखण्ड 

राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेषन लिमिटेड का लाभांश झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 
के बोर्ड के आकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक रह सकेगा । वर्तमान में यह 
लाभांश अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत किया जाता है । लाभांश के रूप में 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 14 जुलाई , 2017 
प्राप्त राशि में से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड थोक एवं खुदरा अनुज्ञप्ति 
शुल्क जमा करेगा तथा अपने स्थापना खर्च का वहन करेगा । बोर्ड के निर्णय के अनुसार अवैध 
मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु , झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 
अपने लाभांश में से कुछ राशि विभागीय आधारभूत संरचना मजबूत करने पर तथा वाहन , 
कम्प्यूटर इत्यादि मद में खर्च कर सकता है | 


26 


झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 
निर्धारण :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए 
न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण नहीं किया जाएगा । परन्तु झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा आयुक्त उत्पाद के द्वारा संयुक्त रूप से बिक्री के 
ट्रेंड का आकलन करते हुये बिक्री की राशि से संबंधित लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा ताकि 
बिक्री राशिमें समाहित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति कुप्रभावित नहीं हो । 


27 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों पर लगने वाले डिस्पले 

बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की 
जानेवाली प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के ऊपर 3 x 5 फीट का एक डिस्पले बोर्ड लगाया 
जाएगा । बोर्ड पर दुकान का प्रकार , अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या , 
विक्रेता का नाम तथा निचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में “ मदिरा पान स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक ” है लिखा जाएगा | 


28- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु कर्मियों 

की नियुक्ति एवं नियंत्रण :- खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति बोर्ड द्वारा निर्धारित 
प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 10 से 15 
दुकानों के समूह के लिए एक दुकान पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा । दुकान पर्यवेक्षक की 
नियुक्ति में एक्स सर्विस मैन को प्राथमिकता दी जाएगी । दुकान पर्यवेक्षक के अन्तर्गत 
क्रियाशील दुकानों के समूह में कार्यरत् दुकान प्रभारी , दुकान सहायक तथा सुरक्षा गार्ड अपने 
कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन दुकान पर्यवेक्षक को समर्पित करेंगे तथा उसके नियंत्रणाधीन कार्य 
करेंगे | दुकान पर्यवेक्षक, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड का कार्य संतोषप्रद नहीं 
होने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद वैसे कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई के 
लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुशंसा भेजेंगे | जिला के सहायक 


11 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 14 जुलाई , 2017 
आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड अवश्य संज्ञान लेगा तथा प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा | 


दुकान पर्यवेक्षक , दुकान प्रभारी , दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड की सेवा से संबंधित 
सेवा शर्त का निर्धारण झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा | 


___ आवश्यकतानुसार समय - समय पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
कार्यों के सुगमतापूर्वक निष्पादन करने के लिए बोर्ड के निर्णय के आधार पर एवं झारखण्ड 
राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर आयुक्त उत्पाद की सहमति से उत्पाद 
पदाधिकारियों की सेवा भी ली जा सकेगी । 


29 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए दुकानों के परिसर का चयन एवं किराया 

का भुगतान :- प्रारम्भिक वर्ष में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए दुकान 
के परिसर का चयन जिला के उपायुक्त के द्वारा जिला के लिए गठित जिला स्तरीय समिति 
जिसके सदस्य जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद , उपायुक्त द्वारा मनोनीत 
जिला के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी, वाणिज्यकर विभाग के वाणिज्यकर पदाधिकारी 
एवं जिला के झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपो मैनेजर होंगे । जिन जिलों में 
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का थोक बिक्री केन्द्र कार्यरत् नहीं है वहाँ पर 
निकटवर्ती जिला के झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो मैनेजर ( जहाँ से 
मदिरा की आपूर्ति संबंधित जिले को की जाती है) इस समिति के सदस्य होंगे । जिला स्तरीय 
इस समिति का गठन जिला के उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा । सभी अंचलाधिकारी/थाना 
प्रभारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे अपने -अपने क्षेत्र में दुकानों के लिए स्थल प्राप्ति हेतु 
समिति का सहयोग करें । परन्तु बाद के वर्षों में दुकान के परिसर का चयन अथवा दुकानों को 
स्थानान्तरित करने के लिए परिसर का चयन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
द्वारा किया जाएगा । खुदरा उत्पाद दुकानों के परिसर हेतु किराया के भुगतान की प्रक्रिया वही 
होगा जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा समय -समय पर 
निश्चित किया जाएगा । 


30 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकान हेतु अनुज्ञप्ति के प्रपत्र 

एवं स्कन्ध संधारण के प्रपत्र का गठन :- अनुज्ञप्ति के प्रपत्र का गठन उत्पाद एवं मद्य निषेध 
विभाग के द्वारा सदस्य , राजस्व पर्षद् की अनुमति प्राप्त कर किया जाएगा । अनुज्ञप्ति के 
प्रपत्र में भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुनः सदस्य , राजस्व पर्षद् से अनुमति 
प्राप्त कर किया जाएगा । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 
31 - राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 

द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से राज्य सरकार को उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होगी । 
मदिरा के किसी भी प्रकार के चौर्य व्यापार से राजस्व की क्षति होती है। अतः मदिरा के चौर्य 
व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सभी राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी 
है कि वे प्रवर्तन एवं अन्य निरीक्षण कार्यों में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को सभी 
आवश्यक सहायोग प्रदान करेंगे । 


32- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की दुकान में मदिरा के क्रय एवं आपूर्तिकर्ता को 

मूल्य भुगतान की प्रक्रिया :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद 
दुकानों में मदिरा की आपूर्ति जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद के द्वारा 
निर्गत उत्पाद परिवहन पारक के आधार पर जिला में अवस्थित झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो अथवा अन्य किसी डिपो जिससे जिला के खुदरा उत्पाद 
अनुज्ञाधारी ( झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ) को सम्बद्ध किया गया है के द्वारा 
की जाएगी । 


मदिरा के ब्राण्ड धारक कम्पनी को झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
द्वारा मदिरा के मूल्य का भुगतान खुदरा उत्पाद दुकानों के माध्यम से की गई मदिरा की 
बिक्री की मात्रा के अनुसार पाक्षिक अर्थात् 15 दिनों पर की जाएगी । 


33 


झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों के द्वारा की गई अनियमितता का 
निष्पादन की प्रक्रिया :- दुकानों का संचालन नियमानुसार नहीं किये जाने पर उस दुकान के 
दुकान प्रभारी एवं उस क्षेत्र के दुकान पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जायेगी । जिला के सहायक 
आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऐसे कर्मी को नियमानुसार दण्ड दिया जायेगा । 


34- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु 

झारखण्ड उत्पाद अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियम/ आदेश , अनुदेश से संगत 
प्रक्रिया का निर्धारण :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड दुकानों के सुचारू रूप से 
संचालन हेतु निगम झारखण्ड उत्पाद अधिनियम से संगत स्वंय की प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड 
की सहमति से कर सकेगा । 


35 - झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों, नियम, उप-नियम तथा आयुक्त उत्पाद 

द्वारा निर्गत सभी आदेशों का पालन करना :- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 

13 
को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों, नियमों , उप -नियमों तथा आयुक्त 
उत्पाद द्वारा समय - समय पर निर्गत सभी आदेशों का पालन करना होगा | 


36 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों में स्कन्ध के स्थानान्तरण से 

संबंधित प्रक्रिया :- जिलान्तर्गत/जिला से बाहर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 
की एक दुकान से दूसरे दुकान में मदिरा का स्थानान्तरण का आदेश सहायक आयुक्त 
उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के द्वारा दुकान पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन पर जाँचोपरान्त राजस्व हित 
में आवश्यक होने पर किया जा सकेगा | 


37 - झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जानेवाली 

मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी : 


भारत निर्मित विदेशी शराब/ आयातित विदेशी शराब - 


3.0 लीटर 


बीयर , वाईन इत्यादि कम शक्ति वाला पेय मदिरा - 


5.2 लीटर 


देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब 


1.2 लीटर 


उक्त सीमा से अधिक खरीद करनेवाले व्यक्ति को मुद्रा रहित क्रय-विक्रय प्रणाली के 
माध्यम से राशि का भुगतान करना होगा । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को 
प्रत्येक दुकान में आवश्यक यंत्र / उपकरण रखना होगा । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड मुद्रा रहित विक्रय प्रणाली को बढ़ावा देगा | 


अस्थायी बार/ रेस्तराँ की अनुज्ञप्ति लेनेवाले व्यक्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय कर सकेंगे । 


38- वित्तीय वर्ष के मध्य में पुराने दुकानों को बन्द करने तथा अन्य दुकानों को खोलने से संबंधित 

नियम :- राजस्व हित में तथा क्षेत्र में ग्राहकों के माँग के अनुरूप नई दुकानें उपायुक्त से 
प्राप्त प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद की अनुमति के उपरान्त खोली जा सकेगी । दुकानों को बन्द 
करने का निर्णय उपायुक्त के द्वारा आयुक्त उत्पाद की सहमति प्राप्त कर की जाएगी । 


39 


झारखण्ड उत्पाद ( झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की 
विभिन्न खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से संबंधित) नियमावली, 2017 में प्रयुक्त शब्द 
अथवा नियम की व्याख्या में भ्रम होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया 
जाएगा । इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा । इस नियमावली के 


14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 14 जुलाई , 2017 
सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं राजस्व हित , प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु 
___ आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे | 


40 - निरसन :- (i) सभी प्रकार की शराब की खुदरा बिक्री की दुकान से संबंधित सभी पूर्व निर्गत 

नियमावली, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत निरसित हो जायेगी और सभी खुदरा 
शराब दुकानों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन 
निर्गत सभी आदेश/ अनुदेश के अधीन की जायेगी । 


( ii) इस नियमावली के पूर्ण रूपेण प्रवृत्त निमित आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे 
निदेश/ आदेश जारी कर सकेगें , परन्तु ऐसा कोई निदेश/ आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा जो इस 
नियमावली के विपरीत हो । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

सरकार के सचिव । 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 499 -- 200 


